रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 3 , 2019 / भाद्र 12 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941 


1..2007 


सं . 2907] 
No. 2907] 


NEW DELE 


रेल मंत्रालय 
( दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ) 


अधिसूचना 
बिलासपुर, 16 अगस्त, 2019 


रेल अधिनियम , 1989 की धारा 20ड के अंतर्गत सूचना 
का . आ . 3174 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 
27 अप्रैल 2019 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का आ . 1658 ( अ ) 27 अप्रैल 
2019 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में विशेष रेल परियोजना, 
अर्थात " दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत राजनांदगांव स्टेशन पर मौजूदा पुराने गुड्स शेड को यात्री प्लेटफार्म में परिवर्तन करने 
एंव गुड्स शेड का राजनांदगांव जिला में स्थानांतरण ” करने की रेल परियोजना, के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के 
प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने अशाय की घोषणा की थी : 


और उक्त अधिसचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा ( 4 ) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों 
अर्थात दैनिक भास्कर ( रायपुर संस्करण ) तारीख 12 मई 2019, तथा अंग्रेजी समाचार पत्र दी हितवाद, तारीख 12 मई 2019 को 
प्रकाशित कर दिया गया था , 

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ : 
और सक्षम प्राधिकरी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं : 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जित की जाएगी: 


4567 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ कर उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


पडत 


कृषि 


0 .028 


अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात “ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत राजनांदगांव 
स्टेशन पर मौजूदा पुराने गुड्स शेड को यात्री प्लेटफार्म में परिवर्तन करने एंव गुड्स शेड का राजनांदगांव जिला में स्थानांतरण " का 
कार्य करने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण । 
___ जिला : राजनांदगांव 

राज्य : छत्तीसगढ़ 

क्षेत्रफल 
कमांक तहसील | ग्राम का खसरा भूमि का भूमि की 

(हेक्टेयर भू - स्वामी हितबद्ध व्यक्ति का नाम 
संख्या 

नाम संख्या प्रकार प्रकृति 

| रमेशचन्द रिषीकेश पिता तामेश्वर प्रसाद 
राजनांदगांव पारीकला | 225 / 12 पडत 

कृषि 0.016 

जाति गोड़ 
सा . भिलाई भूमि स्वामी 

रमशीलाबाई पति अधीनराम सिन्हा 
2. । राजनांदगांव पारीकला 225 / 13 | 

जाति - कलार 
सा . देह. भूमि स्वामी 
विवेक कुमार, विकास कुमार पिता रमेश 

गीतांजली बेवा रमेश 
राजनांदगांव 

पडत कृषि 

0.016 

जाति - तेली 
सा . देह. भूमि स्वामी 
लक्ष्मण सोनकर आ . स्व . जगदीश 

सोनकर 
राजनांदगांव पारीकला 225 / 16 पडत - कृषि - 0.053 

जाति - सोनकर 

सा . देह . भूमि स्वामी 
कुल योग 0 .113 
[ फा . सं. सी .ए. ओ. / सी / बी एस पी / राजनांदगांव गुड्स शेड / राजनांदगांव जिला / 20ङ ] 

सोनवीर सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) 


MINISTRY OF RAILWAYS 
( SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY ) 

NOTIFICATION 

Bilaspur, the 16th August, 2019 

Notice Under Section 20E of the Railway Act, 1989 
S . O . 3174 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Railways (South East Central Railway ), number S .O . 1658 (E ), dated the 27th April, 2019 published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II, Section 3, Sub - section ( ii ), dated the 27th April, 2019 
and issued under sub- section (1 ) of section 20A of the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989 )( hereinafter 
referred as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land in the 
schedule annexed to the said notification for the purpose of execution , maintenance , management 
and operation of the Special Railway Project namely “ Conversion of existing goods shed into 
passenger platform and shifting of goods shed at Rajnandgaon on SEC Railway ” in Rajnandgaon 
District in the state of Chhattisgarh . 

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local 
newspapers, namely , Dainik Bhasker (Raipur Edition ) of dated 12th May , 2019 , and The Hitavada 
(Raipur Edition ) of dated 12th May, 2019 under sub -section (4 ) of section 20A of the said Act; 

And whereas, no objection hasbeen received by the Competent Authority ; 


[ 411 II - OUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Competent 
Authority has submitted its report to the Central Government. 

Now therefore , upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid 
purpose . 

And further , in the pursuance of sub - section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central 
Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette , the land 
specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from 
all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, for the Special Railway Project 
namely , “ Conversion of existing goods shed into passenger platform and shifting of goods shed at 

Rajnandgaon on SEC Railway” in Rajnandgaon District in the state of Chhattisgarh . 


Sr. 


District- Rajnandgaon 

Name 
Name of 

Khasra 

of 
Tehsil 

number 
village 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


State - Chhattisgarh 

Name of Land Owner / 
Acquired 

Interested Person 
area in 
Hectare 


No. 


Rajnandgaon 


Parrikala 


225 /12 


Padat 


Agriculture 


0 . 016 


Rajnandgaon 


Parrikal 


Parrikala 


225/13 


Padat 


Agriculture 


0 .028 


Rameshchandra Rishikesh father 
Tameshwar Prasad 
Caste - Gond 
Sa. Bhilai Land Owner 
Ramshilabhai Father Adhinram sinha 
Caste - Kalaar 
Sa. deh Land Owner 
Vivek Kumar , Vikas Kumar father 
Ramesh Geetanjali Beva Ramesh 
Caste - Teli 
Sa .deh Land Owner 
Lakshman Sonkar Aa. Swa. Jagdish 
sonkar 
Caste - Sonkar 
Sa . deh Land Owner 


3 | Rajnandgaon 


Parrikala 


225 /2 


Padat 


Agriculture 


0.016 


4 


Rajnandgaon 


Parrikala 


225 / 16 


Padat 


Agriculture 


0 .053 


Total 


0 . 113 


[ F .No. CAO /C /BSP /RJN Goods Shed /20E ] 
SONVIR SINGH , Chief Administrative Officer (Const.) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

Digitally signed by ALOK 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . NOK KUMAD KUMAR 


Date: 2019 .09.05 16 :19 :13 
+ 05 30 


